निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


संख्या 08 


3 फाल्गुन 1933 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

22 फरवरी 2012 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


2-2 


भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीपO-इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और 

और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले गये विनियम, आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


3-4 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


5-6 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 22 फरवरी 2012 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचना 

9 फरवरी , 2012 
सं ० यो ० / स्था 01 / 12-14 / 2011-561 / यो 0 वि 0 - योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 
राज्यादेश संख्या 2570, दिनांक 03 अगस्त 2011 द्वारा गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के लिए लघु जल संसाधन 
विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 7562, दिनांक 28 दिसम्बर 2011 द्वारा सेवा प्राप्त कार्यपालक अभियंता, नलकूप 
प्रमण्डल, छपरा , श्री बालेश्वर पासवान, जिनका गृह जिला बांका है को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमण्डल -2 , 
मुजफ्फरपुर में तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है । 

2. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के जिला स्तरीय प्रमण्डलों का स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष-2053 जिला प्रशासन , 
उपमुख्य शीर्ष-00 , लघु शीर्ष-094, अन्य स्थापनाएँ, उपशीर्ष -0007,योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण, मांग संख्या -35, विपत्र 
कोड- N- 2053000940007 के अन्तर्गत विकलनीय होगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


विजय प्रकाश, प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 49–571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 22 फरवरी 2012 


3 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल 


आदेश, 


और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचना 

6 फरवरी 2012 
सं ० 240 - राज्य में केन्द्र प्रयोजित योजना लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण 
( RATIONALIZATION OF MINOR IRRIGATION STATISTICS) योजनान्तर्गत शत - प्रतिशत केन्द्रीय 
सहायता पर लघु सिंचाई योजनाओं की पंचम गणना ( 2011-12 ) तथा अन्य कार्यक्रमों के त्वरित 
संचालन हेतु जिला समन्वय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है जिसका गठन निम्न 
प्रकार किया जाता है : 
( क ) राज्य स्तर 
( ) प्रधान सचिव / सचिव , योजना एवं विकास विभाग, बिहार , पटना 

अध्यक्ष 


( ii ) 


प्रधान सचिव / सचिव , लघु जल संसाधन विभाग , बिहार , पटना 


सदस्य 


(iii ) 


निदेशक , कृषि विभाग , बिहार , पटना 


सदस्य 


(iv ) 


मुख्य अभियंता , लघु जल संसाधन विभाग, बिहार , पटना 


सदस्य 


( v ) 


अधीक्षण अभियंता ( अनुश्रवण ) , लघु जल संसाधन विभाग, बिहार , 


सदस्य 


पटना 


( vi ) 


निदेशक , भूसंरक्षण निदेशालय , कृषि विभाग , बिहार , पटना 


सदस्य 


( vii) 


प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनोनित पदाधिकारी 


सदस्य 


(viii ) निदेशक , भूगर्भ जल निदेशालय , पटना ( मीठापुर ) 


सदस्य 


(ix ) 


सदस्य 


निदेशक / संयुक्त निदेशक - सह - कार्यालय प्रधान , अर्थ एवं सांख्यिकी 
निदेशालय , बिहार , पटना 


( x ) 


निदेशक , 


सिंचाई 


गणना , 


अर्थ 


एवं 


सांख्यिकी 


सदस्य 


संयुक्त 

लघु 
निदेशालय , बिहार , पटना 


( xi ) 


अर्थ एवं सांख्यिकी 


सदस्य 


उप / सहायक निदेशक , लघु सिंचाई गणना , 
निदेशालय , बिहार , पटना 


4 


बिहार गजट , 22 फरवरी 2012 


( ख ) जिला स्तर 


( i) 


जिला पदाधिकारी 


अध्यक्ष 


( ii ) 


उप -विकास आयुक्त 


सदस्य 


(iii) 


अपर समाहर्ता 


- 


सदस्य 


(iv ) 


अभियंता , 


- 


सदस्य 


जिला अंतर्गत सभी अधीक्षण/ कार्यपालक 
लघु सिंचाई विभाग 


( v ) 


जिला कृषि पदाधिकारी 


- 


सदस्य 


( vi ) 


जिला सांख्यिकी पदाधिकारी 


- 


सदस्य सचिव 


2. इस समिति की बैठक दो माह में आयोजित होगी । जिला समिति के निम्नलिखित 
कार्य होंगे : 
( i) लघु सिंचाई योजनाओं की पंचम गणना के सम्पादन में उत्पन्न कठिनाईयों के 

निराकरण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना । 
( ii ) 

सम्बन्धित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना । 
( iii ) लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण 

अन्य कार्यक्रमों के त्वरित निष्पादन हेतु परामर्श देना । 
आदेश निर्गत की तिथि से यह समिति प्रभावी होगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) -अस्पष्ट , अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 49-571 + 30 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 22 फरवरी 2012 


5 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 


प्राधिकारी द्वारा 

प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 


3 फरवरी 2012 


सं ० गो ०( को ) CCT -16 — सचिव , राजस्व पर्षद के पत्रांक -2 / 24-91 / 2011 / पटना ( को ) -22 , दिनांक 3 फरवरी 
2012 के आलोक में राजपत्रित पदाधिकारियों की संचालित द्वितीय अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा, 2011 में दिनांक 3 फरवरी 
2012 को कदाचार के आरोप में पकड़े जाने के कारण बिहार सी.सी.ए.रूल्स की धारा-9 (i) ( a) के अन्तर्गत बिहार वित्त सेवा 
के परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से सेवा से निलंबित किया जाता है । 
अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा । 

निर्देश दिया जाता है कि निलंबन के दौरान वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( प्रशासन ) मगध प्रमंडल, गया के 
कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से. 


राजित पुनहानी, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

6 फरवरी 2012 
सं ० 3( स) / उ ० स्था ०( आरोप) 01 / 12-594 - राजस्व पर्षद , बिहार, पटना द्वारा आयोजित राजपत्रित पदाधिकारियों की 
द्वितीय अर्धवार्षिक विभागीय परीक्षा, 2011 में दिनांक 2 फरवरी 2012 को श्री अनिल कुमार मंडल , परियोजना प्रबंधक , जिला 
उद्योग केन्द्र, अररिया के कदाचार में लिप्त पाये जाने की सूचना संबंधी राजस्व पर्षद के पत्रांक 21, दिनांक 3 फरवरी 2012 
के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के भाग -4 के नियम -9 (1)(क ) के 
अन्तर्गत श्री अनिल कुमार मंडल, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, अररिया को निलंबित किया जाता है । 


6 


बिहार गजट , 22 फरवरी 2012 


2. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा रहेगा । 

श्री मंडल के विरुद्ध अलग से आरोप - पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही चलायी जायेगी । 

4. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग -4 के 
नियम -10(1 ) एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-96 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
यह आदेश पत्र निर्गत की तिथि से लागू माना जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) - अस्पष्ट , अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

49-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


